पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018--2020 


सरकारी 


गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -19 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 मई, 2018 ई0 (ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत्) [संख्या-21 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


... 


3075 


253-260 


1500 


429-436 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 -इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


... 


975 


975 


... 


129-135 


975 


1425 


253 - क 


254 


उत्तराखण्ड गजट, 26 मई , 2018 ई० (ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

तकनीकी शिक्षा विभाग 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 
16 मार्च, 2018 ई ० 


संख्या 296 / XLI - 1 / 18--82 / 17- तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 
प्रवक्ता (CE/CSE/ PGDCA) के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप निदेशक , 
प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 1008 / नि 0 प्रा 0 शि 0 / व्याख्याता नियुक्ति / 2017-18 , दिनांक 21.09.2017 के क्रम में निम्न 
तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख कॉलम -4 में निर्दिष्ट राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में वेतनमान 
₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा-2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं 
प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए, दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० अभ्यर्थी का नाम / गृह जनपद श्रेणी / उपश्रेणी 

तैनाती स्थल 


2 


3 


4 


1 . 


SC /UF /GEN 


राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, अल्मोड़ा 


सुश्री मधुलक्ष्मी / नैनीताल 
सुश्री ममता तिवारी / अल्मोड़ा 


2 . 


GEN /UF 


राजकीय पॉलीटेक्निक , देहरादून 
राजकीय पॉलीटेक्निक , द्वाराहाट 


3 . 


GEN 


श्री मनीष देवली / चमोली 
श्री आशीष आर्या / नैनीताल 


4 . 


SC /GEN 


राजकीय पॉलीटेक्निक , द्वाराहाट 


5 . 


सुश्री अनीता / पिथौरागढ़ 


SC /UF 


राजकीय महिला पॉलीटेक्निक , अल्मोड़ा 


6 . 


श्री जैद आलम / हरिद्वार 


OBC 


राजकीय पॉलीटेक्निक , द्वाराहाट 


7 . 


श्री यशवंत सिंह चौहान / उत्तरकाशी 


OBC 


राजकीय पॉलीटेक्निक, रूद्रप्रयाग 


8 . 


9 . 


श्री मनमोहन / चम्पावत 

SC 

राजकीय पॉलीटेक्निक , नैनीताल 
श्री रणवीर सिंह / देहरादून 

ST 

राजकीय पॉलीटेक्निक, कोटद्वार 
2. उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएँ " उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा 
राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2009* के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर 
होगी, जो समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी: 

( 2.1 ) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन , आरक्षित 

श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है , तो 

संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी । 
( 2.2) सम्बन्धित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि 

से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों में उपलब्ध कराते हुए, 

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
(2.3) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन 

सुनिश्चित किया जाना होगा । 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट , 26 मई, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 


255 


3. तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएँ एवं प्रमाण - पत्र शासन में प्रस्तुत करने 
अनिवार्य होंगे, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 

( 3.1 ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
( 3.2 ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
(3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा- पत्र । 
( 3.4) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ - पत्र । 
(3.5 ) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट -1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण - पत्र । 
(3.6) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों , किन्तु उनके संबंधित न हों , के द्वारा जारी 


प्रमाण - पत्रा 


( 3.7) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण - पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति । 
( 3.8) लिखित रूप से एक Under Taking कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा 

चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति 

निरस्त समझी जाय । 
( 3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जाँच, सम्बन्धित जिलाधिकारियों से कराये जाने के 

उपरान्त यदि कोई प्रमाण - पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया , तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति 

निरस्त समझी जायेगी । 
4. चयनित अभ्यर्थी को एक बार संस्थान आवंटित हो जाने के उपरान्त पुनः किसी अन्य संस्थान में रिक्त पद 
पर तैनाती किए जाने का आगामी 05 वर्ष तक अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा । 

5. अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित व्याख्याताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त 
पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर -1 में निर्दिष्ट तालिका के 
कॉलम -3 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद 
का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किए जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 

आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


अपर मुख्य सचिव । 


कौशल विकास एवं सेवायोजन 

कार्यालय आदेश 

28 मार्च, 2018 ई ० 
संख्या 312 / कौ ० वि ० सेवा0 / 18-12(प्रशि०) / 2017 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तरकाशी में प्रधानाचार्य, 
श्रेणी-2. वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 के पद पर नियुक्त श्री अमित कुमार द्वारा दिनांक 16.12.2017 
को निदेशक ( प्रशि 0) एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल को इस आशय का प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत 
किया गया कि लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा उनका चयन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर हुआ है तथा उत्तराखण्ड शासन, 
अनुभाग -1 के आदेश संख्या 1000 / -1-2017-3(21) 2005 देहरादून, 14 दिसम्बर, 2017 को नियुक्ति -पत्र निर्गत किया 
गया है । श्री अमित कुमार द्वारा प्रशिक्षण विभाग से त्याग -पत्र स्वीकार करने एवं विभाग को छोड़ने की अनुमति प्रदान 
किए जाने का अनुरोध किया गया है । 


256 


उत्तराखण्ड गजट , 26 मई , 2018 ई 0 ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


तत्क्रम में निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल ने कार्यालय पत्रांक 23245 डीटीईयू / 
0101 / कार्यमुक्त / 2017, दिनांक 23.12.2017 के माध्यम से यह अवगत कराया है कि श्री अमित कुमार द्वारा 
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , उत्तरकाशी में प्रधानाचार्य, श्रेणी-2 के पद पर दिनांक 22.09.2017 को कार्यभार 
ग्रहण किया । प्रधानाचार्य के नियुक्ति अधिकारी शासन है । श्री अमित कुमार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान 
पद पर नियुक्ति से पूर्व वह उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2012 में सम्मिलित हुआ 
था । उक्त परीक्षा में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर चयनित होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 17.12.2017 को कार्यमुक्त 
किए जाने का अनुरोध किया है । 

श्री अमित कुमार द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , उत्तरकाशी के पद पर दिनांक 
22.09.2017 को कार्यभार ग्रहण किया । प्रधानाचार्य पद हेतु संगत सेवा नियमावली के अधीन श्री अमित कुमार 02 वर्ष 
की परिवीक्षा अवधि पर है । श्री अमित कुमार द्वारा अन्यत्र सेवा में जाने हेतु शीघ्र त्यागपत्र स्वीकार किए जाने हेतु 
प्रार्थना - पत्र दिनांक 16.12.2017 प्रस्तुत किया गया है । श्री अमित कुमार द्वारा प्रशिक्षण विभाग में प्रधानाचार्य के पद पर 
परिवीक्षाधीन होने के कारण उनको प्रधानाचार्य के पद पर नियमानुसार धारणाधिकार अनुमन्य नहीं है । 

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अमित कुमार के प्रत्यावेदन दिनांक 16.12.2017 
एवं तत्क्रम में निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 25.12.2017 के क्रम में श्री अमित कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थान, उत्तरकाशी को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2012 के आधार पर 
उत्तराखण्ड पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर चयन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकारी त्यागपत्र 
नियमावली -2003 के नियम -6 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तरकाशी के पद से 
त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से . 


ओम प्रकाश, 


अपर मुख्य सचिव । 


औद्योगिक विकास अनुभाग -1 

विज्ञप्ति 


09 मार्च, 2018 ई ० 


संख्या 557 / VII - 1 / 2018 / 46 ख / 17 - खनिज विकास एवं राजस्वहित में उत्तराखण्ड उपखनिज ( परिहार) (संशोधन) 
नियमावली, 2017 के नियम -23(1) के प्रावधानानुसार ई - निविदा सह ई - नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किए जाने 
हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर के निम्नांकित रिक्त क्षेत्रों को विज्ञापित किए जाने की , श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं : 


क्र ० 
सं ० 


गाँव का नाम / 

नदी 


उपखनिज 
क्षेत्रफल की सम्भावित उपखनिज 

मात्रा का प्रकार 


खसरा सं 0 


( हे 0 ) 


भूमि की श्रेणी 


टन में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


3/2 


1.849 


बैतखेडी, 
दाबका नदी 


61017 


आर० बी ० एम ० 


वर्ग -6(1) 


2 .. 


बैतखेडी, 


1, 29 , 2 ब , 3/3 


6.715 


221595 


दाबका नदी 


आर0 बी 0 एम0 | वर्ग 5-3 ( क ) जंगलात 

5-3 ( ख ) जंगल 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 26 मई, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 


257 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


3 . 


62.327 


2056791 


आर० बी ० एम ० 


5-3 ( ख ) जंगल 


गोबरा, 
दाबका नदी 


71/1, 54, 66/1, 

224, 231 


4 . 


70/2, 66/4, 290 अ 


20.223 


667359 


आर० बी ० एम ० 


वर्ग -6(1), भूमि 


गोबरा, 
दाबका नदी 


5 . 


उकरौली, 


4.390 


65850 


कैलाश नदी 


5/2, 37, 38, 67/9. 
67/12, 67/19/2, 

74. 76/10/9, 
79/1/4, 80/2/2 


आर0 बी 0 एम 0 वर्ग 5(3 )5 अन्य कृषि 

योग्य बंजर भूमि , 
राजस्व भूमि 


6 . 


12.894 


193410 


उकरौली, 
कैलाश नदी 


14/1, 67/10 . 
67/18/3, 67/20 , 
67/21, 75 , 76/1/2. 

80/3/2, 81/5 


आर0 बी 0 एम 0 | वर्ग 6(1) आकृषिक 

भूमि जलमग्न राजस्व 
भूमि 


7 . 


उकरौली, 


5/1, 12/1 


6.000 


90000 


आर0 बी 0 एम 0 | वर्ग -2 ग राजस्व भूमि 


कैलाश नदी 


8 . 


67/1 


29.805 


447075 


आर० बी ० एम ० | वर्ग 6-4 राजस्व भूमि 


उकरौली, 
कैलाश नदी 


9 . 


उकरौली, 


3.183 


47745 


आर० बी ० एम ० | निजी नाम भूमि 


कैलाश नदी 


55/5, 39/2, 40/2, 
32/1, 33, 34 , 

80/4/4 


वर्ग 1 क 


12.344 


185160 


आर0 बी 0 एम 0 निजी नाम भूमि 


10. | उकरौली, 

कैलाश नदी 


वर्ग ख 


55/2, 55/3. 12/3, 
67/5, 67/7, 79/4, 
66/1, 67/8, 79/7, 
66/4, 66/5, 67/15, 
| 67/2, 67/4. 67/16 , 

67/17 . 32 ब , 
81/6/1, 65/1. 
66/9, 79/1/2, 67 , 

81/4, 12/2 


45 , 78/2, 66/15 


1.959 


23385 


11. | उकरौली, 

कैलाश नदी 


आर० बी ० एम० | निजी नाप भूमि वर्ग-4 


12. 


632, 633, 634 


5.926 


88890 


ग्राम साधूनगर , 
कैलाश नदी 


आर0 बी 0 एम 0 | वन भूमि वर्ग-5 


2 . 


उक्तानुसार घोषित रिक्त क्षेत्रों से उपखनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज ( परिहार ) (संशोधन ) 
नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय । 


आज्ञा से , 
आनन्द बर्द्धन, 
प्रमुख सचिव । 


258 


उत्तराखण्ड गजट , 26 मई , 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 
विज्ञप्ति 

09 मार्च, 2018 ई ० 
संख्या 600 / VII - 1 / 2018 / 46 ख / 17 -विज्ञप्ति संख्या 2023 / VII -1 / 2017 / 46 ख / 17. दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 
द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज ( परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम -23(1) के प्रावधानानुसार जनपद ऊधमसिंह नगर 
के 24 रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई -नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किए जाने हेतु विज्ञापित किया 
गया था , जिसमें क्र 0 सं0 1 एवं 2 में निम्न रिक्त क्षेत्रों को परिहार पर स्वीकृत किए जाने हेतु विज्ञापित किया गया है: 

क्षेत्रफल उपखनिज का अनुमानित 
गाँव का नाम / नदी 

खसरा सं ० 
सं ० 

( हे 0 में ) 


क्र ० 


नाम 


मात्रा 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


जनपद ऊधमसिंह नगर : 
1 . गोबरा एवं जोगीपुरा 49 से 51 , 71, 70 , 232, 54 , 100.566 हे 0 आर0 बी 0 एम 0 / 3318678 टन 
कोसी नदी 

224, 66, 70 ब , 231 , 290 
2 . महुआडाली - कोसी नदी 

3 से 5 

43.594 हे 0 / आर० बी ० एम ० 1438602 टन 
2 . जनपद ऊधमसिंह नगर के उक्तानुसार विज्ञापित रिक्त उपखनिज क्षेत्रों के स्थान पर जनपद ऊधमसिंह नगर 
के निम्न रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को उत्तराखण्ड उप खनिज ( परिहार) ( संशोधन ) नियमावली, 2017 के नियम 23 (1) के 
प्रापधानानुसार ई - निविदा सह ई - नीलामी के माध्यम से परिहार पर रद्दीकृत किए जाने हेतु विज्ञापित किया जाता है: 

क्षेत्रफल 
क्र ० 

अनुमानित 
उपखनिज का 

भूमि की श्रेणी 
ग्राम / नदी का नाम 
सं ० खसरा सं ० 

मात्रा 
( हे 0 में ) नाम 

( टन में ) 
3 5 

7 
जोगीपुरा लोअर 46 , 47/1, 48, 49 , 20.832 आर 0 बी 0एम 0 687456 

5-3ख 
कोसी नदी 
50 , 51 

जंगलात 
2 . बनगढ़ महुआढाली. 14/02 , 03 , 04, 05 , 218.366 आर ० बी ० एम ० 7206078 

5-3ख 
रनतपुरी लोअर 06/1, 02, 03, 04/1 

जंगलात 
कोसी नदी 


1 


2 


4 


6 


1 . 


3 . 


संगत विज्ञप्ति दिनांक 22 दिसम्बर , 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । 


आनन्द बर्द्धन, 


प्रमुख सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग -3 

अधिसूचना 

07 मार्च, 2018 ई ० 
संख्या 211 / XXVIll - 3--2018-100 / 2009 ( टी 0 सी 0)-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा .70 के 
प्राविधानानुसार देहरादून में स्थापित अपीलीय अधिकरण में नियुक्त पीठासीन अधिकारी श्रीमती कहकशा खान, 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चमोली के दिनांक 23.01.2018 से दिनांक 20.07.2018 तक मातृत्व अवकाश में होने के कारण उनके 
मातृत्व अवकाश की अवधि तक उनके स्थान पर श्री रमेश चन्द्र खुल्बे, श्री राज्यपाल महोदय के विधिक सलाहकार, देहरादून 
को खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून में पीठासीन अधिकारी के दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त 
किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री रमेश चन्द्र खुल्बे के द्वारा उक्त अवधि में सप्ताह में 02 दिन खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, देहरादून 
में पीठासीन अधिकारी के कार्यदायित्व का निर्वहन किया जायेगा । 


259 


3 . 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 26 मई, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 05. 1940 शक सम्वत् ) 
उक्त अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल, मा 0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड , नैनीताल को उनके पत्र संख्या 
539 /UHCIXIII-b-3/Admin.A/2012, दिनांक 16.02.2018 के अनुक्रम में किए जा रहे है । 

अधिसूचना 

05 अप्रैल, 2018 ई ० 
संख्या 321 / XXVIII - 3-2018-200 / 2007- उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 2015 की 
धारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. श्री राज्यपाल महोदय विभिन्न पैरामेडिकल पदों ( लोक सेवा आयोग की परिधि 
के पदों को छोड़कर) को उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की परिधि में रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. भविष्य में उक्त पदों पर होने वाले समस्त चयन उक्त बोर्ड द्वारा विभागीय सेवा नियमावलियों में प्रचलित व्यवस्था 
के अनुसार किए जायेंगे । सन्दर्भगत संवर्गों की विभागीय सेवा नियमावलियों को उक्तानुसार संशोधित समझा जाय । 


आज्ञा से , 


नितेश कुमार झा , 

सचिव । 


- 


प्रस्तर 


सूचना अनुभाग -2 

कार्यालय ज्ञाप 

10 अप्रैल , 2018 ई ० 
संख्या 120 / XXII - 2 / 18-06(1) 2018- कार्यालय ज्ञाप संख्या 38 / XXII / 2015-34 ( सूचना)2015, दिनांक 
10 अगस्त , 2015 के माध्यम से प्रख्यापित उत्तराखण्ड फिल्म नीति -2015 के प्रस्तर -2: 

र -22( ख ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय, उक्त नीति के प्रस्तर -8( च) में निम्नानुसार संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं : 
वर्तमान नियम 

प्रस्तावित नियम 
प्रस्तर -08 ( च ) । ( च ) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषा / बोली | प्रस्तर -08( च ) उत्तराखण्ड में बनने वाली फिल्मों के 
में बनने वाली फिल्मों की शूटिंग के 

लिए शूटिंग शुल्क नहीं लिया जायेगा। 
लिए एक मुश्त र 15,000 / 

सिंगल विण्डो सिस्टम के अतिरिक्त 
प्रतिमाह तथा अन्य फिल्मों के लिए 

राज्य सरकार के विभागों द्वारा शूटिंग 
₹ 10,000 / - प्रतिदिन शूटिंग शुल्क 

हेतु कोई अन्य शुल्क नहीं लिया 
लिया जायेगा , जो फिल्म विकास 

जायेगा परन्तु शूटिंग स्थल पर यदि 
निधि में जमा होगा । सिंगल विण्डो 

पूर्व से ही कोई प्रवेश शुल्क या पार्किंग 
सिस्टम के अतिरिक्त राज्य सरकार 

शुल्क , निर्धारित हो तो फिल्म निर्माता 
के विभागों द्वारा शूटिंग हेतु कोई 

द्वारा उसका वहन किया जायेगा । 
अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा 
परन्तु शूटिंग स्थल पर यदि पूर्व से 
ही कोई प्रवेश शुल्क या पार्किंग 
शुल्क , 

निर्धारित हो तो फिल्म 
निर्माता द्वारा उसका वहन किया 
जायेगा । 


उक्तानुसार उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझी जाय । उत्तराखण्ड फिल्म नीति , 2015 
की अन्य शर्ते / प्रावधान यथावत् रहेंगे । 

आज्ञा से , 
डॉ ० पंकज कुमार पाण्डेय , 

सचिव ( प्रभारी) । 


260 


उत्तराखण्ड गजट, 26 मई, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
राजस्व अनुभाग -3 

अधिसूचना 

16 अप्रैल, 2018 ई ० 
संख्या 176 / XVIII(3) / 2018--3(3)2017- श्री राज्यपाल महोदय, संयुक्त प्रान्त भू - राजस्व अधिनियम , 
( संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची 
में उल्लिखित ग्राम छाम के अन्तर्गत कुल 50 हेक्टेअर भूमि, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन होगी । 

अनुसूची 


1901 


जनपद 


तहसील 


परगना 


गाँव / मोहल्ले का नाम 


कुल भूमि 


1 


2 


3 


4 


5 


हरिद्वार 


हरिद्वार 


ज्वालापुर 


छाम 


50 हेक्टेअर 


आज्ञा से . 


हरबंस सिंह चुघ, 

प्रभारी सचिव । 
In pursuance of the provisions of clause ( 3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to order the publication ofthe following English translation ofNotification No. 176 /XVIII(3)/2018-3(3 )/2017 , 
dated April 16 , 2018 for general information . 

NOTIFICATION 


April 16, 2018 
176 /XVIII( 3)/2018-3( 3 )/2017 --In exercise of the powers conferred by section 48 of the United Provinces 
Land Revenue Act, 1901 ( U.P.Act. No. 3 of 1901 ), (as applicable to the State of Uttarakhand ), the Governor is 
pleased to declare that the total 50 Hectare land of village Cham mentioned in the Schedule below shall be under 
Survey and Record Operations with effect from the date ofpublication of the notification in the officialGazette:-- 


Schedule 


District 


Tehsil 


Pargana 


Name ofVillage /Mohalla 


TotalLand 


1 


2 


3 


4 


5 


Haridwar 


Haridwar 


Jwalapur 


Cham 


50 Hectare 


By order, 
HARBANS SINGH CHUGH , 


Secretary In -Charge. 


पी ०एस० यू ० ( आर 0 ई0) 21 हिन्दी गजट / 252 –भाग 1-2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2018-2020 


. 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की , शनिवार, दिनांक 26 मई , 2018 ई० (ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़ 

कार्यभार मुक्त प्रमाण - पत्र 

16 अप्रैल, 2018 ई ० 
पत्रांक 206 / जिविसेप्रा -14 / 2014 - प्रमाणित किया जाता है कि मा 0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल के 
अधिसूचना संख्या -142 / यू ०एच ० सी 0 / एडमिन.ए / 2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 के अनुपालन में , मेरे द्वारा 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ का कार्यभार छोड़ने फलस्वरूप सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , पिथौरागढ़ 
का अतिरिक्त कार्यभार आज दिनांक 16.04.2018 को अपराह्न में छोड़ा गया । 
प्रतिहस्ताक्षरित 

कुलदीप शर्मा, 
ह 0 ( अस्पष्ट), 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सचिव , 
जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , 

पिथौरागढ़ । 
पिथौरागढ़ । 


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़ 

कार्यभार मुक्त प्रमाण -पत्र 

16 अप्रैल, 2018 ई ० 
पत्रांक 218 / 1-02-2017 - प्रमाणित किया जाता है कि मा 0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिसूचना 
संख्या -142/ UHCIAdmin./2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 के अनुपालन में , मेरे द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 
पिथौरागढ़ का कार्यभार आज दिनांक 16.04.2018 के अपराह्न में छोड़ा गया । 
प्रतिहस्ताक्षरित 

कुलदीप शर्मा, 
ह0 ( अस्पष्ट), 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट . 
जनपद न्यायाधीश, 

पिथौरागढ़ । 
पिथौरागढ़ । 


429 - ख 


430 


उत्तराखण्ड गजट, 26 मई , 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यभार मुक्त प्रमाण - पत्र 

16 अप्रैल, 2018 ई ० 
पत्रांक 219 / -छ:(06 )-2016 - प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के 
अधिसूचना संख्या -152 / यू ०एच ० सी 0 / एडमिन.ए / 2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 के अनुपालन में , मेरे द्वारा 
सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का कार्यभार आज दिनांक 16.04.2018 को अपराह्न में छोड़ा गया । 
प्रतिहस्ताक्षरित 

एकता मिश्रा, 
ह 0 ( अस्पष्ट ), 

सिविल जज (सीनियर डिवीजन ). 
जनपद न्यायाधीश, 

पिथौरागढ़ । 
पिथौरागढ़ । 

कार्यभार मुक्त प्रमाण - पत्र 

16 अप्रैल, 2018 ई ० 
पत्रांक 220 / एक - 05-2016 - प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की 
अधिसूचना संख्या -133/ UHCIAdmin.A/ 2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 के अनुपालन में , मेरे द्वारा सिविल जज 
( जूनियर डिवीजन), धारचूला, जिला पिथौरागढ़ का कार्यभार आज दिनांक 16.04.2018 के अपराह्न में छोड़ा गया । 


रमेश चन्द्र , 


सिविल जज ( जूनियर डिवीजन) , 
धारचूला, जिला पिथौरागढ़ । 


प्रतिहस्ताक्षरित 


ह 0 ( अस्पष्ट ), 
जनपद न्यायाधीश, 
पिथौरागढ़ । 


कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 


16 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 221 / एक - 03-2016 - प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड नैनीताल के 
अधिसूचना संख्या-- 105/UHC/ Admin.A/ 2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 के अनुपालन में , मेरे द्वारा आज दिनांक 16.04.2018 
के अपराह्न में अपने वर्तमान दायित्वों के साथ ही न्यायालय सिविल जज ( जू 0 डि 0), धारचूला, जिला पिथौरागढ़ का 
अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया गया है । 


अकरम अली, 
सिविल जज ( जू 0 डि 0). 

पिथौरागढ़ । 


प्रतिहस्ताक्षरित 

ह 0 ( अस्पष्ट ). 
जनपद न्यायाधीश, 
पिथौरागढ़ । 


431 


. 


भाग 1 -क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 26 मई , 2018 ई० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 

कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 

19 अप्रैल , 2018 ई ० 
पत्रांक 225 / 1-03-18 - प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल की 
अधिसूचना संख्या -145/ UHCIAdmin./2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 के अनुपालन में , मेरे द्वारा सिविल जज 
( सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का अतिरिक्त कार्यभार आज दिनांक 19.04.2018 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया । 

सुधीर तोमर, 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 

पिथौरागढ़ । 
प्रतिहस्ताक्षरित 

ह 0 ( अस्पष्ट), 
जनपद न्यायाधीश, 
पिथौरागढ़ । 

कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 

19 अप्रैल, 2018 ई ० 
पत्रांक 226 / 1-03-18 - प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल की 
अधिसूचना संख्या -145/UHCIAdmin.A/2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 के अनुपालन में , मेरे द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , 
पिथौरागढ़ का कार्यभार आज दिनांक 19.04.2018 के पूर्वाह में ग्रहण किया गया । 

सुधीर तोमर, 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 

पिथौरागढ़ । 
प्रतिहस्ताक्षरित 

ह 0 ( अस्पष्ट ). 
जनपद न्यायाधीश , 

पिथौरागढ़ । 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

कार्यलयादेश 

24 मार्च, 2018 ई ० 
पत्रांक 278 निलम्बन / 2016 - निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु , वाहन 
दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में 
संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन 
अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 

लाइसेन्सधारक का नाम लाइसेन्स संख्या / श्रेणी संस्तुतिकर्ता अभियोग निलम्बन अवधि 
सं ० 

एवं वैधता 

अधिकारी 


क्र ० 


व पता 


3 


5 


1 


2 


4 


6 


1 . 


श्री डुंगर देव भट्ट पुत्र 
श्री खेत राम , 
निवासी धौन , चम्पावत 


टी 0 आई, 
चम्पावत 


भार वाहन में 

सवारी 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


UK-0419950044245 , 
हल्का वाहन ( NT ) , 
TRANS [TR ] PSV Bus 
{TR}, वैधता 13.12.2019 
UP- 2619960010187 , 
हल्का वाहन, NT /TRANS 
[TR], वैधता 09.06.2020 


2 . 


टी 0 आई , 
बनबसा 


खतरनाक 
संचालन 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


श्री आजाद खान पुत्र 
श्री बन्ने खान , 
निवासी ग्राम डांग, 
थाना माधोटाडा, 
पीलीभीत 


432 


उत्तराखण्ड गजट , 26 मई , 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


उपरोक्तानुसार 


क्षमता से 
अधिक सवारी 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


टी 0 आई 0 , 
टनकपुर 


खतरनाक 
संचालन 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


उपरोक्तानुसार 


क्षमता से 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


अधिक सवारी 


उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


3. | श्री यूसुफ अली पुत्र | UP-2619890000770 , 
श्री आरिस अली, 

हल्का वाहन, मो 0 साइकिल 
निवासी ग्राम राजीवनगर, INT /TRANS [TR], PSB 
पूरनपुर, जिला पीलीभीत 

BUS [TR], 

वैधता 21.12.2018 
4. श्री सलीम पुत्र 

| UP- 3020020011075 , 
श्री नसीर, 

हल्का वाहन , NT /ट्रांस 
|निवासी विलहेरी, 

(TR), वैधता 08.04.2020 
पो 0 कंकरघाट शाहबाद , 

जिला हरदोई , उ 0 प्र 0 
5. | श्री कासिम पुत्र श्री असलम , |UK-0320130017922, 

निवासी वार्ड नं 0 4 , हल्का वाहन, मो 0 साइकिल 
रेलवे कॉलोनी, टनकपुर, (NT), TRANS [ TR ], PSV 

Bus [TR], 
चम्पावत 

वैधता 20.04.2019 
6. श्री राहुल निषाद पुत्र | UK- 0320150023894 , 

| श्री छोटे लाल निषाद , हल्का वाहन, मो 0 साइकिल 
निवासी घसियारमण्डी, ( NT )/ बस, ट्रांस (TR), 

वैधता 11.05.2019 
टनकपुर, चम्पावत 
7. श्री जगदीश चन्द्र पुत्र |UK-0319970001755 , 
श्री काशीराम, 

हल्का वाहन, मोटर साइकिल 
निवासी म 0 नं 0 154 , 

( NT ); LMV (TR), 
वार्ड नं 0 10 , 

वैधता 21.09.2019 
रेलवे कॉलोनी , 

टनकपुर, चम्पावत 
8. श्री विजय पाल पुत्र UP- 2620070061663, 
| श्री राम पाल, 

मो 0 साइकिल, हल्का वाहन 
निवासी छोटा खुदागंज , (NT); TRANS [TR ], 
थाना व जिला पीलीभीत 

वैधता 03.11.2018 
9. श्री अशरफ अली पुत्र | UK-0419830162268, 
| श्री शखावत अली हुसैन , 

मोटर साइकिल, हल्का वाहन 
नि 0 मैनमार्केट , टनकपुर , 

(NT); LMV CAB (TR ), 

वैधता 15.03.2019 
चम्पावत 
10. | श्री डूंगर सिंह पुत्र JUK- 0320120011221 , 
श्री खुशाल सिंह, 

मोटर साइकिल विद गियर, 
निवासी म 0 नं 07, हल्का वाहन ( NT ), 
ग्राम धरौंज, 

|TRANS (TR), 

वैधता 18.04.2019 
थाना पाटी , 

जिला चम्पावत 
11 श्री वीरपाल सिंह पुत्र [ UP1320080029334, 
श्री प्रभू सिंह , 

मो 0 सा 0 विदाउट गेयर, हल्का 
निवासी जुगसाना खुर्द बल्का, मोटर वाहन ( NT ), TRANS 
बुलंदशहर, उ 0 प्र 0 [ TR], PSV BUS [TR], 

वैधता 24.01.2020 
12. श्री जैत सिंह पुत्र JUK-042005108794, 
श्री रूद्र सिंह , 

हल्का मोटरयान ( NT ), 
निवासी देवीधूरा , चम्पावत |TRANS [TR], PSV BUS 

|[TR], वैधता 30.05.2019 


उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


टी 0 आई 0. 
चम्पावत 


खतरनाक 
संचालन 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


. 


क्षमता से 


टी 0 आई 0. 
पाटी, चम्पावत 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


अधिक सवारी 


टी 0 आई0. 
बनबसा 


उपरोक्तानुसार 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


टी 0 आई 0, 
पाटी, चम्पावत 


क्षमता से 
अधिक सवारी 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 26 मई , 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 05. 1940 शक सम्वत् ) 


433 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


13 . 


टी 0 आई 0. 
चम्पावत 


डाल से सरिया 
बाहर, खतरनाक 

संचालन 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


14. 


टी ० आई ० , 
टनकपुर 


क्षमता से अधिक 

सवारी 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


15. 


टी ० आई ० , 
टनकपुर 


भार वाहन में 

सवारी 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


16. 


टी 0 आई 0, 
चम्पावत 


खतरनाक 
संचालन 


17.03.2016 से 
16.06.2018 


17. 


श्री संदीप जोशी पुत्र IUK- 0320150027321 , 
श्री कीर्ति बल्लभ जोशी, हल्का वाहन, मो 0 साइकिल 
नि 0 गरकोट , 

|( NT ); TRANS [TR], PSV 
पो ० सैदर्क , 

BUS [TR], 
जिला चम्पावत 

वैधता 20.12.2019 
श्री सत्यप्रकाश पुत्र 

UP- 8220100009107 , 
श्री लाला राम, 

हल्का वाहन, मो 0 साइकिल 
नि 0 ग्राम लेहरा, ( NT ); TRANS [TR], 
पो 0 लालगढ़ी, 

वैधता 15.01.2021 
थाना देहात कोतवाली , 
ऐटा 
श्री पवन कुमार पुत्र 

| UP- 2620060056022] 
श्री राम विलास, हल्का वाहन, मो 0 साइकिल 
नि 0 भैरोंकलॉ, ( NT), वैधता 13.12.2026 
थाना माधोटॉडा , 
पीलीभीत 
श्री कॅवलजीत सिंह पुत्र UK- 0520120050883 , 
श्री जरनैल सिंह, हल्का वाहन , मो 0 साइकिल 
निवासी नि 0 बिन्दुखेड़ा, ( NT); TRANS [TR], 
ऊ ० सि ० नगर 

वैधता 28.04.2019 
श्री सुनील कुमार पुत्र 

UP- 2620170005905, 
श्री राजेन्द्र प्रसाद, 

मो 0 साइकिल, हल्का वाहन , 
निवासी ग्राम पाजवा , 

( NT ), वैधता 23.07.2037 
थाना पुरनापुर, जिला 
पीलीभीत , उ 0 प्र 0 
श्री ईश्वरी दत्त भट्ट 

| UK-0320120008672, 
पुत्र श्री केदार दत्त , हल्का वाहन, मो 0 साइकिल 
निवासी कोट अमोड़ी ( NT ); TRANS [TR], 
स्वॉला, जिला चम्पावत 

वैधता 08.07.2019 
श्री रवीन्द्र कुमार पुत्र 

| UP-2519930002587 , 
श्री नक्षत्र, निवासी हल्का वाहन , मो 0 साइकिल 
पीलीभीत द्वारा 

( NT); TRANS [TR], 
बीएमटीसी, बरेली 

वैधता 11.05.2022 
श्री मुकेश सिंह पुत्र 

UP- 2520130005709, 
श्री सुरेन्द्र सिंह , हल्का वाहन , मो 0 साइकिल 
निवासी म 0 नं 0 11 , 

( NT), वैधता 30.09.2027 
नवनीत सदन , 
गंगा नगर, बदायू, बरेली 
श्री नरेश पुत्र श्री हीरा, | UP- 2620150007124, 
निवासी ग्राम व पो 0 हल्का वाहन, मो 0 साइकिल 
खमरिया दालेल, थाना ( NT ), वैधता 12.07.2035 
जहानाबाद, पीलीभीत 


टी ० आई ० , 
बनबसा 


खतरनाक 
संचालन 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


18. 


उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक 17.03.2018 से 


भार 


16.06.2018 


19. 


टी 0 आई 0, 
टनकपुर 


खतरनाक 
संचालन 


17.03.2018 से 
16.06.2018 


20 . 


उपरोक्तानुसार 


17.03.2018 से 


तीव्र गति से 
वाहन का 
संचालन 


16.06.2018 


21. 


टी 0 आई0 , 
बनबसा 


बिना हेलमेट 
वाहन संचालन 


17.03.2018 से 

16.06.2018 


रश्मि भट्ट, 


लाइसेंसिंग अथॉरिटी, 


टनकपुर, चम्पावत । 


434 


उत्तराखण्ड गजट , 26 मई, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर, चम्पावत 

आदेश 

28 मार्च, 2018 ई ० 
पत्रांक 290 / पंजीयन निरस्त / 2017-18 - वाहन संख्या UA033868 ( HGV) , मॉडल 2005 , 
चेसिस 415206KUZ213048. इंजन नं 0 50K62431436 , इस कार्यालय अभिलेखानुसार मो 0 आलिम पुत्र श्री शौकत अली, 
ग्राम फागपुर, बनबसा, चम्पावत के नाम दर्ज है । दिनांक 09.01.2018 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त 
हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग के आख्या 
के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन ( उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर ) की 
आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के 
पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत ). केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 
की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 28.03.2018 को वाहन संख्या UA033868 ( HGV), 
मॉडल 2005 , चेसिस 415206KUZ213048 , इंजन नं 0 50K62431436 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


आदेश 

28 मार्च, 2018 ई ० 
पत्रांक 291 / पंजीयन निरस्त / 2017-18 – वाहन संख्या UP268732 (HGV). मॉडल 1995 , चेसिस 360324AVQ702413. 
इंजन नं 0 697D23AVQ706377, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री मुजफ्फर नवी पुत्र श्री तसावर नवी, ग्राम फागपुर, 
नवी मस्जिद , वार्ड नं0-2, टनकपुर, चम्पावत के नाम दर्ज है । दिनांक 08.03.2018 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के 
पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन 
अनुभाग के आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन 
निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 
की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 28.03.2018 को वाहन संख्या UP268732 ( HGV), 
मॉडल 1995, चेसिस 360324AVQ702413, इंजन नं 0 697D23AVQ706377 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


। 


। 


आदेश 


27 अप्रैल, 2018 ई ० 
पत्रांक 371 / पंजीयन निरस्त / 2018-19 - वाहन संख्या UK03CA1184 ( MGV ). मॉडल 2014, 
चेसिस MC229ERCOEA284464, इंजन नं 0 E483CDDM631990, इस कार्यालय अमित | नुसार दि ऑरियेण्टल 
इन्श्योरेंस कम्पनी लि 0, रायल होटल बिल्डिंग , निकट गांधी पार्क , माल रोड, अल्मोड़ा के नाम दर्ज है । दिनांक 18.01.2018 
को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया है । वाहन 
फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर 
फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया 
गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 
की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27.04.2018 को वाहन संख्या UK03CA1184 ( MGV) , 
मॉडल 2014, चेसिस MC229ERCOEA284464, इंजन नं 0 E483CDDM631990 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


-क ] 


435 


भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 26 मई , 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 

आदेश 

27 अप्रैल, 2018 ई ० 
पत्रांक 372 / पंजीयन निरस्त / 2018-19 - वाहन संख्या UTF9501 ( HGV ), मॉडल 1988, 
चेसिस 39G073722834, इंजन नं 0 692001724233, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री घनश्याम अग्रवाल पुत्र 
श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी इन्द्रानगर , खटीमा , ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । दिनांक 09.04.2018 को वाहन स्वामी 
द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 
है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन ( उत्तराखण्ड 
परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर ( चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 
की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27.04.2018 को वाहन संख्या UTF9501 ( HGV ), 
मॉडल 1988, चेसिस 39G073722834, इंजन नं 0 692001724233 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


रश्मि भट्ट, 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

टनकपुर ( चम्पावत ) । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 

आदेश 

28 अप्रैल, 2018 ई ० 
संख्या 85 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2018 – श्री नवीन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश , ग्राम कम्पो माजरा, पो 0 बेहट , 
जिला सहारनपुर, उत्तरप्रदेश का सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 22.04.2018 को इनके 
द्वारा संचालित की जा रही वाहन संख्या यू 0 पी 0 11 ए0 टी0-2620 का ओवरलोडिंग के अभियोग में चालान कर इनके 
लाइसेन्स संख्या यू 0 पी 0 11-20070010885, जो कि LMV( NT), MCWG( NT), TRANS (T), हेतु जारी किया गया है 
जिसकी वैधता क्रमशः 24.08.2027 ( अव्यवसायिक ) व दिनांक 16.07.2020 (व्यवसायिक ) तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही 
की संस्तुति की गई है । 

अतः, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के 
रूप में , मैं , मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए, आपके लाइसेन्स संख्या यू 0 पी 0 11-20070010885 ( वैधता उपरोक्त) को दिनांक 28.04.2018 से 27.07.2018 
तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ । 


मोहित कुमार कोठारी, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रप्रयाग । 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , 

धिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 
आदेश 

09 मार्च, 2018 ई ० 
पत्रांक 44 / लाइसेंस / निरर्ह / प्रतिसंत / 2018 - श्री राजेश अरोरा पुत्र श्री कृष्ण लाल, निवासी हाउस नं0-164, 
आवास विकास , रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड के चालक लाइसेंस संख्या UK0620100024336 के विरूद्ध निरर्ह / प्रति 
संत हेतु संस्तुति सी 0 पी 0 यू 0, पुलिस विभाग , रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्यालय को लाइसेंस की मूल प्रति के साथ 
प्राप्त हुई है । चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 
मैंमों / लाइसेंस / निरर्ह / प्रतिसंहत / 2017, दिनांक 28.01.2018 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है , चालक द्वारा निर्धारित अवधि 
T में अपना क्ष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है, जो पत्रावली में सुरक्षित है । प्रभारी, सी 0 पी 0 यू0, पुलिस विभाग, रूद्रपुर , 
ऊधमसिंह नगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों 


436 


उत्तराखण्ड गजट, 26 मई, 2018 ई ० (ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
एवं चालक के सुनवाई संबंधी पत्र के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट हैं कि चालक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 
एवं सपठित नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत दोषी है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, लाइसेंसिंग आथोरिटी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, उक्त चालक लाइसेंस 
संख्या UK0620100024336 को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, 
दिनांक 28.01.2018 से 03 माह हेतु निरर्ह (Disqualify) करता हूँ । 


आदेश 

17 अप्रैल, 2018 ई ० 
पत्रांक 38 / लाइसेंस / निरर्ह / प्रतिसंहत / 2018 - श्री पृथ्वी राज पुत्र श्री विमल विश्वास, निवासी ट्राजित कैम्प, 
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड के चालक लाइसेंस संख्या 43500/ NT /USN/06 के विरूद्ध निरर्ह / प्रतिसंह्त हेतु 
संस्तुति सी 0 पी 0 यू0, पुलिस विभाग, रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्यालय को लाइसेंस की मूल प्रति के साथ प्राप्त 
हुई है । चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 
मैंमों / लाइसेंस / निरर्ह / प्रतिसंहत / 2017, दिनांक 22.03..2018 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है , चालक द्वारा निर्धारित 
अवधि में अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है, जो पत्रावली में सुरक्षित है । प्रभारी, सी ० पी ० यू ०, पुलिस विभाग , 
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं चालक के सुनवाई संबंधी पत्र के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट . 
हैं कि चालक मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 19 एवं सपठित नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत दोषी है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, लाइसेंसिंग आथोरिटी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, उक्त चालक लाइसेंस 
संख्या 43500 / NT / USN/06 को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , 
दिनांक 22.03.2018 से 03 माह हेतु निरर्ह (Disqualify) करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
लाइसेंसिंग अथोरिटी, 
भोटरयान विभाग , 
ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

24 अप्रैल, 2018 ई ० 
पत्रांक 828 / टी 0 आर0 / पंजी0नि 0 / यूके 06 एक्स -8188 / 2018 - वाहन संख्या यूके 06 एक्स –8188 , मॉडल 2012. 
चेसिस संख्या MAT600459CPE33657 . इंजन संख्या 4CRAIL08EXYW21068, इस कार्यालय में श्रीमती आशा गंगवार 
पत्नी श्री लाला राम गंगवार, निवासी 11 - आवास विकास, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 16.04.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है 
कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 06.11.2017 तक वैध है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए,वाहन संख्या यूके 06 एक्स-8188 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या MAT600459CPE33657 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), 

रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर । 
पी ०एस० यू ० ( आर0 ई 0) 21 हिन्दी गजट / 252 - भाग 1 - क -2018 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ0 / डी ० डी ० एन ० / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 मई , 2018 ई० (ज्येष्ठ 05 , 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
कार्यालय नगरपालिका परिषद , मंगलौर, जिला हरिद्वार 


रोड़ कटिंग एवं व्यवसायिक भूमिगत वायर व केबिल शुल्क उपविधि , 2017 


24 जनवरी , 2018 ई ० 


पत्रांक 863 / ग 0 प्र 0 / 2017-18 - उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 सपठित धारा 298 ड: ( खा ) 
के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, मंगलौर रोड़ कटिंग एवं व्यवसायिक भूमिगत वायर व केबिल शुल्क* हेतु निम्न 
उपविधि गठित किया जाना बोर्ड प्रस्ताव संख्या -2, दिनांक 29.04.2017 के अनुसार प्रस्तावित करती है । नगरपालिका 
अधिनियम , 1916 की धारा 301 (6) के अन्तर्गत जनसामान्य हितबद्ध व्यक्ति / संस्था / फर्म / कम्पनी से प्रस्तावित उपविधि 
पर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करती है । अत: समाचार - पत्र में प्रस्तावित उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों 
के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्ति नगरपालिका परिषद्, मंगलौर को प्रेषित किये जा सकते हैं । बाद मियाद प्राप्त 
आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा । 


- 


1. संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ : 


(i) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, मंगलौर “ रोड़ कटिंग एवं व्यवसायिक भूमिगत वायर व केबिल शुल्क , 

2017 कहलायेगी । 


(ii ) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, मंगलौर की प्रादेशिक सीमान्तर्गत प्रवृत्त रहेगी । 


(ii ) यह उपविधि उत्तराखण्ड शासन के गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी । 


129 - ट 


130 


उत्तराखण्ड गजट , 26 मई, 2018 ई ० (ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


2. परिभाषाएँ : 


(i) अधिनियम से तात्पर्य, उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है । 


(ii ) उपविधि से तात्पर्य, नगरपालिका परिषद् , मंगलौर “ रोड़ कटिंग एवं व्यवसायिक भूमिगत वायर व केबिल 

शुल्क , 2017 से है । 


(iii) नगरपालिका से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मंगलौर से है । 


(iv ) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम , 1916 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् , मंगलौर में 

तैनात अधिशासी अधिकारी से है । 


( v) अवर अभियन्ता से तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, मंगलौर में तैनात अवर अभियन्ता से है । 


( vi ) निरीक्षण अधिकारी से तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मंगलौर द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण 

अधिकारी से है । 


( vii) रोड़ कटिंग से तात्पर्य, ऐसे मूमि खुदान से है, जो चारकोल मार्गों, कंक्रीट मार्गों, टाईल्स मार्गों, खडंजों 

एवं अन्य मार्गों पर किया जाय । यह खुदान मार्ग की सतह को काटकर किया गया हो अथवा यह मार्ग की 
सतह के नीचे भूमिगत रूप से ड्रिल करके किया गया हो । 


( viii ) भूमिगत वायर एवं केबिल से तात्पर्य ऐसे वायर एवं केबिल होंगे जोकि टेलीकम्युनिकेशन कम्पनियों / ऑपरेटरों 

द्वारा अपने टेलिकाम संचार हेतु प्रयोग में लाये जाते हैं , जिसके अन्तर्गत ऑप्टिकल फाईबर केबिल एवं ऐसे 
सभी केबिल जोकि टेलीकम्युनिकेशन कम्पनियों / ऑपरेटरों द्वारा प्रयुक्त किया जाये । 


(ix ) लोक निर्माण विभाग से आशय, उत्तराखण्ड लोक निमार्ण विभाग से है । 


3. उपविधि : 


(6) नगरपालिका सीमान्तर्गत आने वाले पालिका स्वामित्व अथवा प्रबन्धन के किसी भी मार्ग की खुदाई किए जाने 

से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति / संस्था / फर्म / कम्पनी / सरकारी विभाग द्वारा नगरपालिका परिषद् , मंगलौर से पूर्व 
अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । 


(ii) मार्गों की खुदाई से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति / संस्था / फर्म / कम्पनी / सरकारी विभाग द्वारा नगरपालिका को 

निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिस पर अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय जाँच कर 
लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार रोड कटिंग शुल्क अवधारित किया जायेगा । 


(ii) अवधारित रोड़ कटिंग शुल्क सम्बन्धित आवेदनकर्ता द्वारा अवधारित व्यक्ति शुल्क का मांग पत्र प्रस्तुत किए 

जाने के 15 दिनों के भीतर पालिका कोष में जमा कराना होगा । 


(iv ) अवधारित रोड कटिंग शुल्क निर्धारित अवधि में आवेदनकर्ता द्वारा जमा कराने के पश्चात् सड़क खुदाई की 

अनुमति दी जायेगी । 


( v) नगरपालिका सीमान्तर्गत ऐसे मार्ग जिनके निर्माण हुए 06 माह या उससे कम अवधि हुई हो , उन मार्गों पर 

रोड़ कटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी परन्तु विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकेगी, यदि आवेदक 
द्वारा उक्त खुदाई किए जाने वाले मार्ग के कुल निर्माण की लागत का भुगतान नगरपालिका को किया जाय । 


भाग 8 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 26 मई, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 


131 


( vi) व्यवसायिक टेलिकॉम कम्पनियों / ऑपरेटरों द्वारा नगर सीमान्तर्गत भूमिगत डाले गये सभी वायर एवं केबिल 

की कुल लम्बाई वार्षिक रूप से नगरपालिका को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी । 
(vii ) व्यवसायिक टेलिकॉम कम्पनियों / ऑपरेटरों द्वारा भूमिगत डाले गये वायर एवं केबिल पर ₹ 5 / - प्रति मीटर 

प्रतिमाह की दर से शुल्क देय होगा । इस दर में प्रत्येक 05 वर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी । 
(vili ) यह शुल्क उपविधि लागू होने की दिनांक से लागू होगा तथा उपविधि लागू होने की दिनांक से पूर्व भी 

भूमिगत डाले गये वायर व केबिल पर उपविधि लागू होने की दिनांक से शुल्क देय होगा । 


(ix ) यह शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा जोकि वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के आधार पर होगा । 


(x) वायर एवं केबिल शुल्क का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर करने पर बिल पर 5 प्रतिशत 

की छूट अनुमन्य होगी । 


(xi) जिस वित्तीय वर्ष का वायर एवं केबिल शुल्क है, यदि उस वित्तीय वर्ष में शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता 

उक्त देय वायर एवं केबिल शुल्क पर चक्रवृद्धि आधार पर 12 प्रतिशत ब्याज भी देय होगा । 
(xii) यदि भुगतानकर्ता व्यक्ति / कम्पनी / ऑपरेटर / फर्म / संस्था द्वारा शुल्क का भुगतान नहीं किया जायेगा तो 

उक्त शुल्क की वसूली भू - राजस्व की भाँति वसूली सर्टिफिकेट जारी कर वसूली करने का अधिकार 
नगरपालिका को होगा । 


( xiii) रोड़ कटिंग शुल्क एवं भूमिगत वायर व केबिल शुल्क पालिका निधि का हिस्सा होंगे तथा उक्त मदों से प्राप्त 

धनराशि का व्यय प्राथमिकता के आधार पर मार्गों के रख - रखाव, मरम्मत, निर्माण इत्यादि पर होगा एवं 
नगरपालिका बोर्ड को यह अधिकार होगा कि उक्त धनराशि का व्यय अन्य मदों में भी कर सके । 


( xiv ) भूमिगत वायर एवं केबिल शुल्क से पेयजल लाइन / सीवर लाइन / सरकारी विभाग भूमिगत वायर एवं 

केबिल , भारत सरकार के उपक्रम यथा - भारत संचार निगम आदि मुक्त होंगे परन्तु रोड़ कटिंग शुल्क सभी 
पर देय होगा । 


शास्ति 


उक्त उपविधि का उल्लंघन करने पर ₹ 50,000 / - तक शास्ति अधिरोपित की जा सकती है । उल्लंघन लगातार 
जारी रहने पर ₹ 1000 / - प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शास्ति भी आरोपित होगी । जिसका अधिकार अधिशासी अधिकारी , 
नगरपालिका परिषद् , मंगलौर में निहित होगा । 


अजहर अली, 


चौ 0 इस्लाम , 


अधिशासी अधिकारी । 


अध्यक्षा 


132 


उत्तराखण्ड गजट , 26 मई , 2018 ई० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


सार्वजनिक सूचना 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


29 मई , 2017 ई ० 
पत्रांक 217 / सॉलिड वेस्ट - उ0 / 2016-17 - नगरपालिका परिषद,मंगलौर, जिला हरिद्वार सीमान्तर्गत नगरपालिका 
अधिनियम , 1916 की धारा 298, उपधारा 2, खण्ड ( झ ) (घ ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट 
प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध उपविधि, 2016 बनायी गई है, जो बोर्ड 
प्रस्ताव सं0-29, दिनांक 29.04.2017 द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार करते हुए गजट प्रकाशन की तिथि से लागू किया 
जाना स्वीकार किया गया है । 

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि , 2016 
संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ : 

यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, मंगलौर की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि , 2016 कहलायेगी । 
यह उपविधि नगरपालिका परिषद् , मंगलौर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी । 
यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 
परिभाषाएँ : 
(i) नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव 

चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों 

में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं । 
(ii) उपविधि से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है । 
(iii) नगरपालिका से तात्पर्य, संविधान के अनुच्छेद 243 (ध) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर . 

के संगठित नगरपालिका से है । 
(iv) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम , 1916 के अन्तर्गत नियुक्त अधिशासी 

अधिकारी से है । 
( v) सफाई निरीक्षक से तात्पर्य, निकाय में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के 

उपलब्ध होने की स्थिति में निकाय के उस अधिकारी / कर्मचारी से हैं , जो उस पद के कार्यभार के लिए 

शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो । 
( vi ) निरीक्षण अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी , नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा 

ऐसे अधिकारी / कर्मचारी से है , जिन्हें समय - समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के 

लिए अधिकृत किया गया है । 
( vii ) नियम से तात्पर्य, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0-648 नई दिल्ली, 

मंगलवार 03 अक्टूबर , 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा 
पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट ( प्रबन्धन और हथालन ) नियम 

2000 बनाये गये से है । 
(viii ) अधिनियम से तात्पर्य, उत्तर प्रदेश / उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम से है । 
(ix) जीव नाशित / जैव निम्नकारणीय / जैविक अपशिष्ट ( Biodegradable waste ) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट 

से , जिसका सुक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है । जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों 

के छिलके, फूलों - पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि । 
(x) जीव अनाशित अपशिष्ट ( Non- biodegradable waste) का तात्पर्य, ऐसे कूड़ा- कचरा सामग्री से है , जो 

जीव नाशित कूड़ा, कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है । 
(xi) “पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी 

प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके , उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है । जैसे 

प्लॉस्टिक, पॉलीथीन (निर्धारित माइक्रोन के अन्दर), कागज , धातु , रबड़ आदि । 
( xii) " जैव चिकित्सीय अपशिष्ट ( Biomedical waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका मानवों व 

पशुओं के रोग निदान उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित, किसी अनुसंधान , 
क्रिया - कलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो । 


133 


भाग ४ ] 

उत्तराखण्ड गजट, 26 मई, 2018 ई ० (ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत्) 
(xiii ) “ संग्रहण (Collection) से तात्पर्य, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल , संग्रहण , बिन्दुओं तथा अन्य स्थान से ठोस 

अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है । 
( xiv ) " कचरा खाद बनाने (Composting) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म 

जैदीय निम्नकरण अन्तर्वलित है । 
(av) " ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट ( Demolition and construction waste) से , सन्निर्माण , पुनःनिर्माण , 

मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत 

अपशिष्ट से है । 
(xvi) "व्ययन (Disposal) से भूजल , सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक 

सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है । 
(xvii) “ भूमिकरण (Landfilling) से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ 

उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव / कृत्तक , ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन , 
ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट का 

भूमि भरण पर निपटान, अभिप्रेत है । 
(xviii) “निक्षालितक (Leachate ) से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ 

है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है । 
( xix) " नगरपालिका प्राधिकारी ( Municipal authority )- में , म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका , 

नगरपालिका परिषद, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन ०ए सी ०) अथदा सुसंगतं कानूनों के 
अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है , जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्ध और हथालन , 

ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है । 
( c) “स्थानीय प्राधिकारी (Local authority ) का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, 

नगरपालिका परिषद, नगर पालिका, क्षेत्र पालिका या ग्राम पालिका हैं । 
(nxi) नगरीय ठोस अपशिष्ट ( Municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों 

को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से 

नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है । 
( xxii) " सुविधा के परिचालक (Operator of facility) से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है , जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के 

संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन , प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक और 
इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने - अपने क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन 
एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है । " प्रसंस्करण से वह 

प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है । 
( xxiii ) “ पुनःचक्रण ( Recycling ) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण 

सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है । जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या 

नहीं भी हो सकता है । 
( cxiv ) " पृथक्करण (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक , अकार्बनिक , पुनःचक्रण योग्य और 

परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग - अलग करना अभिप्रेत है । 
(ocxv ) " भण्डारण (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना 

अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा - करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने , आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को 

रोका जा सकें । 
( xxvi) “ परिवहन (Transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान 

से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है, ताकि दुर्गन्ध , कूड़ा - करकट 

बिखरने , रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके । 
कोई भी व्यक्ति / स्थापन ( establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क , गली, फुटपाथ, किसी भी 
खुले स्थान पर , जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नही किया गया है, न डालेगा और न 
डलवायेगा । 
नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति / स्थापन , अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से 
एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा । 


5 . 


6 . 


134 


12. 


13. 


14. 


उत्तराखण्ड गजट , 26 मई , 2018 ई० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 8 
7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय 

अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया 
के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी / सुविधा प्रचालक (Operator of a facility ) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित 
कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा ), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें , जो समय - समय पर 

संशोधित करी जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति / स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क ( User charges) लिए जायेंगे । 
8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए 

नगरपालिका से सम्पर्क कर, पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए 
निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( User charges ) भुगतान करना होगा । 
9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो , बागवानी व सभी पेड़ - पौधों के 

कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा 
निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( User charges) भुगतान 

करना होगा । किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा । 
10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा परिसंकटमय ( Hazardous) अपशिष्टों को अलग से 

जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार - द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी / सुविधा प्रचालक को देना होगा । 
11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन , जाँच चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन , जीव -चिकित्सा 

अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन ) नियम , 1996 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव -चिकित्सा अपशिष्टों को 
नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा । 
नगरीय ठोस अपशिष्टों को उत्पादन करने वाला / हथालन करने वाला, व्यक्ति / स्थापन तथा अन्य कोई भी 
व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा । 
नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन , पृथक्करण , संग्रहण, भण्डारण , परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का 
निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा । 
निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी 
जाती है तो मासिक यूजर चार्जेज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादन के द्वारा नगरपालिका / 
सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा । 
जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में 
नगरपालिका / सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी। 
अनुसूची में दी गई दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी , जिसकी गणना ₹ 5 / -- को पूर्णांक में की 
जायेगी । 
उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस / सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा । 
नगरपालिका परिषद्, मंगलौर की सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति नगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थान के अतिरिक्त 
खुले में कूड़ा नहीं डालेगा । 
नगरपालिका परिषद् , मंगलौर की सीमान्तर्गत कोई व्यक्ति खुले में शौच नहीं करेगा । 
अनुसूची -1 सेवा शुल्क (User charges) बोर्ड बैठक दिनांक 28.10.2016 द्वारा निर्धारित 

अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / अपशिष्ट प्रतिमाह सेवा शुल्क ( User Charges ) की प्रस्तावित राशि 
सं ० के प्रकार 

3 
कम आय वाले घर ( बी ० पी ० एल0 कार्डधारक ₹ 10.00 
के अतिरिक्त ₹ 5,000.00 प्रतिमाह तक आय 
वाले घर) 
मध्यम आय वाले पर (₹ 5,000.00 से अधिक ₹ 20.00 
₹ 10,000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर ) 
उपरोक्त के अतिरिक्त घर 

₹ 30.00 
सब्जी एवं फल विक्रेता 

| ठेली पर फेरी में ₹ 5.00 प्रतिदिन, दुकान / फड़ पर ₹ 100.00 प्रतिमाह 
रेस्टोरेन्ट 

छोटे ₹ 200, मध्यम ₹ 300 तथा बड़े ₹ 1,000 प्रतिमाह 


15 . 


16 . 


17. 


18. 


क्र ० 


( ₹ में ) 


1 


2 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


135 


1 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


11 . 


12. 


भाग 8 ] 

उत्तराखण्ड गजट, 26 मई, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 05, 1940 शक सम्वत्) 
2 

3 
होटल / लॉजिंग / गेस्ट हाउस 

| 20 बेड तक ₹ 100.00 , 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 200.00 एवं 

41 से अधिक बेड तक ₹ 300.00 प्रतिमाह 
अंग्रेजी शराब की दुकान 

10 प्रतिदिन 
| 3/5 स्टार होटल 

₹ 500.00 प्रतिमाह 
बारातघर ( चेरिटेबल) 

₹ 200.00 प्रति उत्सव, 
( नान - चेरिटेबल ) 

| ₹ 500.00 प्रति उत्सव 
10 . बैकरी 

₹ 100.00 प्रतिमाह 
| कार्यालय 

50 कर्मचारियों तक ₹ 100.00, 51 कर्मचारियों से 100 तक 
₹ 200.00 , 101 से 300 तक ₹ 300.00 एवं उससे अधिक पर 

₹ 500.00 प्रतिमाह 
स्कूल / शिक्षण संस्थाएँ ( आवासीय ) 100 बेड तक ₹ 1000.00 प्रतिमाह , उससे अधिक ₹ 10.00 प्रतिबेड 

अतिरिक्त 
13. | स्कूल / शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय ) 500 विद्यार्थियों तक ₹ 500.00, उससे अधिक ₹ 1,000.00 प्रतिमाह 

हॉस्पिटल / नर्सिंग होम (बॉयोमेडीकल | 20 बेड तक ₹ 250.00, 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 500.00 , 
वेस्ट को छोड़कर) 

| 41 बेड से 100 बेड तक ₹ 1,000.00, उससे अधिक ₹ 1,500.00 

प्रतिमाह 
क्लीनिक / पैथोलॉजी 

क्लीनिक ₹ 75.00 , पैथोलॉजी ₹ 200.00 प्रतिमाह 
दुकान / चाय की दुकान 

| मोहल्ले की छोटी दुकान ₹ 20.00, बाजार की दुकान ₹ 50.00 . शोरूम 
₹ 100.00, छोटे मॉल ₹ 500.00, बहुमंजिले मॉल ₹ 1,000.00 प्रतिमाह, 

अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निःशुल्क 
17. | फैक्ट्री 

छोटी ₹ 300.00, मध्यम ₹ 500.00, बड़ी ₹ 100.00 प्रतिमाह 
वर्कशाप 

छोटी ₹ 200.00, बड़ी ₹ 500.00 प्रतिमाह 
गन्ने का रस / जूस विक्रेता 

| ₹ 5.00 प्रतिदिन 
20 . सार्वजनिक / निजी स्थलों पर सर्कस / ₹ 300.00 , होटलों में विवाह ₹ 1,000.00 प्रति उत्सव 

प्रदर्शनी / विवाह आदि आयोजन , जिसमें 

अपशिष्ट उत्पन्न हों 
21 . | ढहान / निर्माण सम्बन्धित अपशिष्ट 0.50 घन मी ० तक ₹ 100.00, 1.0 घन मी ० तक ₹ 200.00, 

3.0 घन मी 0 तक ₹ 500.00 , 6.0 घन मी 0 तक ₹ 1,000.00. 

इससे अधिक प्रति घन मी 0 ₹ 100.00 अतिरिक्त 
कबाड़ी 

| छोटे ₹ 100.00 , बड़े ₹ 300.00 प्रतिमाह 


14. 


15. 


16 . 


18 . 


19 . 


22. 


शास्ति 
उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट 
प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5,000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तरण 
किया जाय तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए 
जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो , ₹ 500.00 तक हो सकेगा । यह अधिकार अधिशासी, नगरपालिका 
परिषद्, मंगलौर में अन्तिम रूप से निहित होगा । 
ह ० (अस्पष्ट ) 

ह 0 ( अस्पष्ट ) 
अधिशासी अधिकारी, 

अध्यक्ष, 
नगरपालिका परिषद्, 

नगरपालिका परिषद् , 
मंगलौर ( हरिद्वार) । 

मंगलौर ( हरिद्वार) । 
पी ०एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 21 हिन्दी गजट / 252 - भाग 8-2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


